निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 162) पटना , सोमवार , 4 फरवरी 2019 


जल संसाधन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

17 दिसम्बर 2018 
सं० 22 / नि०सि० (डि० ) - 14 - 14 / 2016 / 2602 — विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2068 दिनांक 28.11.2017 
द्वारा श्री धीरेन्द्र कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी , सिंचाई अवर प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक 
( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम - 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है । 
उक्त संकल्प एवं इसके साथ संलग्न आरोप - पत्र तथा श्री कुमार के निलंबन से संबंधित अधिसूचना सं0 295 , 
दिनांक 09.02.2018 में उनके नाम के सामने अंकित आई0डी0 - जे० 9742 के बदले आई0डी0 - जे० 7677 पढ़ा जाय । 
शेष सभी यथावत् रहेंगें । 

आदेश से , 

चन्द्रमा प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 162- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


